निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 भाद्र 1931 ( श ) 
( सं0 पटना 481 ) पटना, वृहस्पतिवार , 17 सितम्बर 2009 


अधीक्षक का कार्यालय 
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल , पटना । 


निविदा सूचना 
सं0 9067 - पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में हितों की अभिव्यक्ति से संबंधित ट्रौली सेवा 
व्यवस्था हेतु मुहरबन्द एवं कम्प्युटर टंकित निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 ( इक्कीस ) दिनों के अन्दर सिर्फ निबंधित 
डाक / स्पीड पोस्ट के द्वारा निविदा आमंत्रित किया जाता है । निविदा के संबंध में सभी जानकारियाँ बिहार सरकार 
एवं पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल , पटना के बेवसाईट ( www. prdbihar. org/ www.pmch.in) पर प्राप्त की 
जा सकती है । इसके अतिरिक्त निविदा प्रकाशन के बाद किसी भी कार्य दिवस को पटना मेडिकल कॉलेज 
अस्पताल , पटना के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर जानकारियाँ प्राप्त किया जा सकता है । 
स्थानः पटना 

( ह०) अस्पष्ट , 
दिनांक : 17 सितम्बर 2009 

अधीक्षक । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 सितम्बर 2009 


प्रकाशित निविदा की कार्य क्षेत्र 


ट्रौली सेवा: - आई0जी0सी0सी0 , पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के मुख्य द्वार पर 10( दस ), 
शल्य – अर्थो आकस्मिकी में 04 ( चार ) ट्रौली तथा औषधि आकस्मिकी में 04( चार) ट्रौली एवं लेबर रूम में 2( दो ) ट्रौली 
( प्रत्येक ट्रौली पर तीनों पाली में दो - दो कर्मी सहित ) आई0जी0सी0सी0 में कुल 108 (एक सौ आठ ) कर्मी एवं लेबर 
रूम में कुल 12(बारह ) ट्रौली सहित की व्यवस्था करना होगा । आई0जी0सी0सी0 के मुख्य द्वार पर एवं लेबर रूम के 
मुख्य द्वार पर कार्यरत ट्रौली कर्मी आये हुए मरीजों को हस्तगत कर आकस्मिकी / लेबर रूम के अर्न्तगत जाँच की 
सभी प्रक्रिया अपनाते हुए संबंधित विभाग / वार्ड ले जायेगें । आई0जी0सी0सी0 के अर्न्तगत कार्यरत ट्रौली कर्मी 
स्थानान्तरित मरीजों को रोगी वाहन तक एवं संबंधित विभाग के वार्ड में पहुँचायेगें । 

तकनीकि निविदा की शर्ते 
1. निविदा मुहरबन्द लिफाफों में मूल एवं द्वितीय प्रति स्पष्ट अंकित करते हुए दिया जायेगा । 

2. निविदा कम्प्युटर टंकित होना चाहिए, हस्तलिखित निविदा तथा निविदा में किसी प्रकार की कटिंग एवं 
ओभरराईटिंग मान्य नहीं होगा । निविदा सिर्फ निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट से प्राप्त किये जायेगें , किसी भी अन्य श्रोत्र 
से प्राप्त निविदा स्वीकृत नहीं किये जायेगें । 

3. निविदादाता को श्रम विभाग से निबंधित होना चाहिए एवं निबंधन संख्या कार्ररत श्रमिकों के अनुरूप 
होना चाहिए । 

___ 4. सर्विस टैक्स ( सेन्ट्रल एक्साईज डिविजन) में निबंधिति होना होगा । 

5. अपने द्वारा कार्य में दिये गये कर्मचारियों की उम्र सीमा 20 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से संबंधित 
प्रमाण - पत्र देना होगा तथा उनका वर्दी एवं परिचय – पत्र निविदा स्वीकृत होने पर कर्मचारी को देना होगा । एक 
कर्मी एक दिन में अधिकतम 8( आठ ) घंटे कार्य करेगें । 

6. निविदा को बिहार वाणिज्य कर विभाग में निवंधित होना पड़ेगा एवं बिहार वाणिज्य कर विभाग का 
अद्यतन अनापत्ति प्रमाण - पत्र संलग्न करना होगा । 

7. कार्यपालक दंडाधिकारी से निर्गत शपथ - पत्र देना होगा कि किसी एजेंसी से ब्लैक लिस्टेट नहीं है तथा 
उनके विरूद्ध किसी तरह के (सिविल या क्रिमनल ) न्यायकि प्रक्रिया लंबित नहीं है तथा न्यायालय द्वारा दंडित नहीं 
हुये हों । 


___ 8. निविदा के साथ 25, 000 / - ( पच्चीस हजार ) रूपया मात्र का रिफन्डेबुल बैंक ड्राफ्ट जो अधीक्षक पटना 
मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के पदनाम से तकनीकि निविदा के साथ संलग्न करना होगा । 

9. कार्यरत श्रमिकों को सरकारी नियमानुसार EST एवं EPF लागु करने का प्रमाण - पत्र तकनीकि 
निविदा के साथ संलग्न करना होगा तथा कार्य करने वाले श्रमिकों का राज्य बीमा निगम में बीमा करने एवं EPF 
में राशि जमा करने पर प्रमाण - पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही भुगतान देय होगा । भुगतान की सारी जबावदेही 
निविदादाता की होगी । 

10 . सभी ट्रौली आवाजरहित होना चाहिए उस पर 1.5 " ( डेढ़ इंच) डनलप कुशन तथा साफ बेडसीट रहना 
चाहिए । डिटैचेबुल टॉप होना चाहिए । 

11. निविदा के साथ संलग्न सभी अनुलग्नकों को पृष्टांकित कर अग्रसारण पत्र पर उल्लेखित करते हुए 
प्रमाणित करना होगा । 

12. प्रथम दर ( एल 1) वाले निविदादाता अगर किसी कारण वश कार्य नहीं करतें हैं या हटाया जाता है तो 
इच्छुक द्वितीय (एल 2 ) / तृतीय (एल 3) निविदादाता से प्रथम दर ( एल 1 ) पर कार्य लिया जायेगा । किसी प्रकार के 
विवाद होने पर उसका न्यायिक केन्द्र पटना होगा । 

13. निविदा दो प्रकार की होगी (1 ) तकनीकि ( 2 ) वित्तीय । तकनीकि निविदा में निविदा शर्त के अनुकुल 
सभी प्रमाण - पत्रों की अभिप्रमाणित छाया – प्रति एवं अग्रधन संलग्न किया जायेगा । 

वित्तीय निविदा में सिर्फ दर अंकित रहेगा । दोनों निविदा में अलग - अलग लिफाफे में विषय के साथ 

तकनीकि एवं वित्तीय स्पष्ट रूप से अंकित रहेगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 सितम्बर 2009 


14. प्रोजेक्ट का पूरा ब्यौरा विभिन्न संस्थानों / फर्मों / एजेंसी द्वारा आमंतित्र किया जाता है । 
( क ) पूर्व के अभिव्यक्ति में विगत तान वर्षों में किये गये कार्य संक्षिप्त विवरण विहित प्रपत्र में होगा । 


वर्ष 


वित्तीय वर्ष 


। 


रकम 


प्रोजेक्ट का नाम 


। कार्य का उद्देश्य 

एवं कार्य पद्धति 


( ख ) अन्य नियमावली एवं अभिलेख विगत तीन वर्षों का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण वित्तीय 
पत्र । 

( ह०) अस्पष्ट , 

अधीक्षक, 
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल , पटना । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 481- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


